रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


1 . 


. 


--- 


EF-- 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मई 19 , 2015 / वैशाख 29 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY , MAY 19, 2015 /VAISAKHA 29 , 1937 


सं . 1051] 
No . 1051 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 15 मार्च, 2015 


का . आ . 1332 ( अ ).- जबकि केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई और भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II, खंड 3, उप- खंड ( ii) में दिनांक 30. 10. 2012 को 
संख्या का . आ . 2620 ( अ ) तथा दिनांक 11.07. 2014 को संख्या का . आ . 1847 ( अ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा ओडिशा राज्य 
के देवगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग- 200 के किमी 147. 00 से किमी 168. 00 (डिजाइन चैनेज ) के निर्माण ( चौड़ीकरण / 2 लेन का बनाया 
जाना , आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 


और जबकि , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 05 . 04 . 2013 के "समय " 
( ओड़िया ) में प्रकाशित किया गया है । 


और जबकि , आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और उनकी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है और उन्हें अस्वीकृत कर दिया 


गया है । 


और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3( घ) की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 

___ इसलिए, अब , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार - सह - भूमि अधिग्रहण अधिकारी, देवगढ़ जिला देवगढ़ की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने 
पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा यह घोषणा 
करती है कि इसके साथ उपाबद्ध उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाएगा । 


द्वार 


2208 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


और इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में , एतद्द्वारा यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , इसके साथ उपाबद्ध उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


ओडिशा राज्य के देवगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग- 200 के किमी 147. 00 से किमी 168 . 00 ( भोजपुर - छाताबार खंड ) के खंड में पड़ने 

वाले ढांचों सहित अथवा ढांचों के बिना अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 


गांव का नाम 


| सर्वे सं . 


क्षे . हे . में 


जिले का तालुक का 
नाम नाम 


भूमि का 
प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 


भू - स्वामी का नाम 


5 
274 


देवगढ़ 


देवगढ़ 


प्रवासुनी 


निजी 


| 0. 0080 बुदु ओरम सुपुत्र जय ओरम 


माला 
साधारण 
माला 
साधारण 


271 


निजी 


0.0283 चीमा ओरम सुपुत्र मंगू ओरम 


313 


निजी 


सनबालीपोसी 


निजी 


बहाल | 0.0242 आगस्तिन पन्ना , पास्कल पन्ना 
साधारण 

सुपुत्र पतरास पन्ना 
माला 0.0400 जोगेश्वरी देहुरी पत्नी प्रकाश 
साधारण 

चंद्र देहुरी 
माला 0. 0300 क्षमानिधि खादीरत्ना सुपुत्र मोहन 
साधारण 

खादीरत्ना 
बहाल 0. 0100 क्षमानिधि खादीरत्ना सुपुत्र मोहन 
साधारण 

खादीरत्ना 


186/ 302 निजी 


187 


निजी 


[ फा . सं . आरडब्ल्यू / एनएच- 12013/ 26/ 2/ 2010/ एसपी( डी -8)/ पी -9 ] 

माया प्रकाश ,निदेशक 


पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना को का . आ . 3296 ( अ ), तारीख 30 अक्टूबर , 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II , खंड- 3 , 


उप - खंड -( i) में प्रकाशित किया गया था । 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th March, 2015 
S . O . 1332 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India the Ministry of Road Transport and 
Highways. Department of Road Transport and Highways Number S . O . 2620 (E ) Dated 30 . 10 .2012 and S . O . 1847 (E ) 
Dated 11.07 .2014 Published in Gazette of India , Extraordinary. Part II Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub 
section ( I) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956) ( hereinafter referred to as the said Act). The 
Central Government declared its intention to acquire the additional land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for building (widening/ Two -laning etc .), maintenance , management and operation of National Highway No. 
200 from Km . 147 .00 to Km . 168.00 (Design Chainage ) in District of Deogarh , in State of Odisha hereby declares its 
intention to acquire such land ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in the “SAMAY ” (Oria) dated 
05.04.2013 under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objection has been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, the Tahasildar-cum- Land 
Acquisition Officer, Deogarh of Deogarh district in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 3D of 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


the said Act, the Central Governmenthereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for 
the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances ; 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 147 .00 to 
km168. 00 ( Bhojpur - Chhatabar, section) of the National Highway No.- 200 in the State of Odisha 


Sl. | Name of Name of | Name of the | Survey Type of | Nature of Areain Name of owner 
| No . the district the taluk village 

number Land Land Hact . 
1 2 3 5 6 

१ 
1 . | Deogarh Deogarh | Pravasuni 274 Private Mala | 0. 0080 Budu Oram 

Sadharan 

S / o Jaera Oram 
271 Private Mala | 0 . 0283 Chema Oram 
Sadharan 

| S / o Mangu Oram 
313 Private Bahal 0 .0242 Augustin Panna, Pascal Panna 
Sadharan 

| S / o Patras Panna 
Sanbaliposi 184 Private Mala | 0. 0400 Jogeswari Dehury W /o 

Sadharan 

Prakash Ch . Dehury 
186/ 302 Private Mala | 0. 0300 Kshamanidhi Khadiratna 
Sadharan 

S / o Mohan Khadiratna 
187 Private Bahal | 0 .0100 Kshamanidhi Khadiratna 
Sadharan 

S /o Mohan Khadiratna 


[ E. No. RW/ NH- 12013/ 26/ 2/ 2010/ SP( D- 8 )/ P -9 ] 

MAYA PRAKASH , Director 


Foot Note:- The principal notification was published vide S. O .3296( E), dated 30th October 2013, inthe Gazette of India, 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ). 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 मार्च, 2015 
का . आ . 1333 ( अ ). - जबकि केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई और भारत सरकार , सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की भारत के राजपत्र असाधारण , भाग ।।, खंड 3, उप - खंड ( ii ) में दिनांक 30 . 10. 2012 को 
संख्या का . आ . 2621 ( अ ) तथा दिनांक 11 .07. 2014 को संख्या का . आ . 1848( अ ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा ओडिशा राज्य 
के देवगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग- 200 के किमी 168. 00 से किमी 192.00 (डिजाइन चैनेज ) के निर्माण ( चौड़ीकरण / 2 लेन का बनाया 
जाना, आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन 25.03. 2013 के “ धारित्री " 
( ओड़िया ) और 26. 03. 2013 के "समय " ( ओड़िया ) में प्रकाशित किया गया है । 

और जबकि , आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और उनकी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है और उन्हें अस्वीकृत कर दिया 
गया है । 

__ _ और जबकि , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3( घ) की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 

इसलिए , अब, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार - सह - भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रीमल जिला देवगढ़ की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो 
जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह 
घोषणा करती है कि इसके साथ उपाबद्ध उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii) ] 


और इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में , एतद्द्वारा यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , इसके साथ उपाबद्ध उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
ओडिशा राज्य के देवगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग- 200 के किमी 168. 00 से किमी 192. 00 (भोजपुर - छाताबार खंड) के खंड में पड़ने 

वाले ढांचों सहित अथवा ढांचों के बिना अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 


क्र . जिले का नाम तालुक का गांव का नाम सर्वे सं . भूमि का भूमि की क्षे. हे. में भू -स्वामी का नाम 
नाम 

प्रकार प्रकृति 
2 3 4 
देवगढ़ - रीमल । फुलसरनाली 231/ 572 निजी | घरबारी 10. 0040 चतुर्भुज साहू 

सुपुत्र रघुनाथ साहू 
196 / 575 | निजी घरबारी 0. 0040 बिजयलक्ष्मी साहू, पत्नी सुरेश चंद्र 


बुदीदो 


खैरपाली । 


197 / 577 | निजी | घरबारी 0 . 0040 गुरूचरण साह, सुपुत्र राम चंद्र साहू 
28 / 2133 निजी 

माला 0. 0081 दुर्गादत्त गोयल , पूर्ण Ch. गोयल , 
साधारण 

हरिहर गोयल , परमेश्वर गोयल 
सुपुत्र चातराम गोयल , खाता 

सं .- 239 
82 निजी | गोडा -2 0. 0363 दिलेश्वर मारवाड़ी, लक्ष्मी मारवाड़ी 

सुपुत्र जुगल किशोर मारवाड़ी खाता 

सं .-18 
निजी | गोडा-2 0.0002 दिलेश्वर मारवाड़ी, लक्ष्मी मारवाड़ी 

सुपुत्र जुगल किशोर मारवाड़ी खाता 

सं .- 6 
निजी माला 0. 0001 रवि बिस्वाल सुपुत्र कुरती 
साधारण 

बिस्वाल, खाता सं .- 13 
निजी 

बरना 0. 0002 जगन्नाथ बेहेरा , मायाधर बेहेरा , 
साधारण 

बिपिना बेहेरा , हरि बेहेरा , रूकुना 

बेहेरा सुपुत्र बाजी बेहेरा , खाता सं .- 15 
170 निजी माला 0.0162 बिचंद बेहेरा , रसनंदा बेहेरा , लालू 
साधारण 

बेहेरा , असाली बेहेरा , पत्नी महारागा 

बेहेरा, खाता सं .- 31 
172 निजी माला 0 . 0362 बैद्यनाथ नायक , रबीरनयन नायक , 
साधारण 

सुपुत्र - अभिमंयु नायक , 
खाता सं .-33 


तेलीमुंडा 


169 


[ फा . सं. आर डब्ल्यू / एनएच -12013/ 26 / 2/ 2010/ एसपी( डी -8)/ पी - 9] 

माया प्रकाश, निदेशक 
पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना को का . आ . 3289( अ ), तारीख 30 अक्टूबर, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण भाग -II , खंड- 3 
उप - खंड -( i) में प्रकाशित किया गया था । 


[ TT II – US 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th March , 2015 
S . O . 1333 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India the Ministry of Road Transport and 
Highways . Department of Road Transport and Highways Number S . O .2621 (E ) Dated 30 . 10 .2012 and S .O . 1848 ( E ) 
Dated 11 .07 .2014 Published in Gazette of India, Extraordinary , Part II Section 3, Sub - section ( ii ) issued under sub 
section ( 1 ) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), The 
Central Government declared its intention to acquire the additional land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for building ( widening/ Two -laning etc .), maintenance , management and operation of National Highway 
No.-200 from Km . 168 . 00 to Km . 192. 00 (Design Chainage ) in district of Deogarh , in state of Odisha hereby declares 
its intention to acquire such land ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in the “ DHARITRI” (Oria ) dated 
25 .03.2013 , and the “ SAMAY ” (Oria ) dated 26 .03. 2013 under sub - section ( 3) of Section 3A of the said Act; 

And whereas objection has been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
authority; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of Section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority , the Tahasildar -cum - Land 
Acquisition Officer, Reamal of Deogarh district in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 3D of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for 
the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this not/ification in the official Gazette , the land specified in the said schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances ; 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 168 .00 to 
km 192 .00 ( Bhojpur -Chhatabar, section ) of the National Highway No.-200 in the State of Odisha 


4 


Sl. Name of Name of Name of the Survey Type of Nature of Area in Name of owner 

the the taluk village | number Land Land Hact. 

district 
1 2 3 

5 6 7 8 

9 
1 . | Deogarh Reamal Phulsarnali 231/572 Private Gharabari 0.0040 Chaturbhuj Sahu 

S /o Raghunath Sahu 
196 /575 Private | Gharabari 0 .0040 Bijaylaxmi Sahu , W / o 

Suresh Chandra Sahu 
197 /577 Private Gharabari | 0 .0040 Gurucharan Sahu, S /o Rama 

Chandra Sahu 
Budido 28 /2133 Private Mala 0 .0081 Durgadutta Goyal, Purna Ch . 

Sadharan 

Goyal, Harihar Goyal, 
Parameswar Goyal 
S /o Chataram Goyal , Khata 

No- 239 
Khairpali 82 Private Goda - 2 0 .0363 Dileswar Marwadi, Laxmi 

Marwadi S / o Jugal Kishor 

Marwadi Khata No - 18 
81 Private Goda - 2 0 .0002 Dileswar Marwadi, Laxmi 

Marwadi S /o Jugal Kishor 

Marwadi Khata No -6 
Private Mala | 0 .0001 Ravi Biswal S / o Kurti 
Sadharan 

Biswal, Khata No - 13 
Telimunda 

Private Berna | 0 . 0002 Jagnannath Behera , 
Sadharan 

Mayadhar Behera , 
Bipina Behera, Hari 
Behera , Rukuna Behera S /o 
Baji Behera , 
Khata No - 15 


169 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


170 


| Private 


Mala 
Sadharan 


| 0 .0162 Bichand Behera , 

Rasananda Behera , Lalu 
Behera , Asali Behera , 
W / o Maharaga Behera , 

Khata No - 31 
0 .0362 Baidyanatha Naik , 

Rabiranayan Naik , S /o 
Abhimanyu Naik , 
Khata No -33 


172 


Private 


Mala 
Sadharan 


[ F . No . RW /NH - 12013 /26 /2 / 2010 /SP (D - 8 )/P - 9 ] 

MAYA PRAKASH , Director 


Foot Note:- The principal notification was published vide S .0 .3289(E ), dated 30th October 2013, in the Gazette of India, 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ). 


Printed by the Manager ,Government of India Press , Ring Road , Mayapuri,New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


